बस्दो स 


. ( ने . एन . )- 127 


REGISTERED NO . D ( D . N., 


- 


HTRA 


: 


पमय जबर 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड - उप - खण्ड (1 ) 
PART II - Section 3 - Sub -section (1) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
l UBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 219] 
No, 219 ] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 7, 1990/ज्येष्ठ 17, 1912 
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 7, 1990 / JYAISTHA 17, 1912 


इस भाग में भिन्न पुल संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paglog is given to this part in order that it may be filled as a 

separate compilation 


2. परिभाषाएं : - इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ 
से अन्यथा अपेक्षित न हो , - - 
( क ) “ अधिनियम " से रेल अधिनियम, 1989 ( 1989 

का 24 ) अभिप्रेत है ; 
( ख ) “प्रारूप से अनुसूची में उपवर्णित प्ररूप अभिप्रेस 


म 


. 


रेल मंत्रालय 
( रेल बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 7 जून , 1990 
रेल ( अधिसूचित रेल स्टेशन से न हटाए गए माल का 

व्ययन ) नियम , 1990 
सा . का . नि . 554 ( अ ) : - - सामान्य खंड अधिनियम 
1897 ( 1897 का 10 ) की धारा 22 के साथ पठित 
केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम , 1989 ( 1989 का 24 ) 
की धारा 92 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 
___ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- ( 1 ) इन नियमों का 
संक्षिप्त नाम रेल ( अधिसूचित रेल स्टेशन से न हटाए गए 
माल का व्ययव ) नियम , 1989 है । 

( 2) ये अधिनियम लागू की सारीख को प्रवृत्त होंगें । 
1498 GI / 90 


( ग ) “ अनुसूची " से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है ; 
( घ ) “धारा " से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है । 

3. वह प्ररुप और रीति जिससे धारा 89 की उपधारा 
( 2 ) के अधीन आवेदन किया जा सकेगा : - यदि किसी अधि 
सूचित स्टेशन को वहन करने के लिए रेल प्रशासन को किसी 
माल का परिदान करने वाला कोई व्यक्ति यह चाहता है 
कि रेल प्रशासन अधिसूचित स्टेशन पर माल के पहुंचने की 
सूचना दे तो वह प्रेषण टिप्पण और आवश्यक डाक प्रभार 
के साथ प्ररूप 1 में प्रावेदन करेगा । 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II --- SEC.3( )]] 


4. वह प्ररूप जिसमें कोई विवरण प्रदर्शित किया जाना 
है: -- एमा विवरण जो धारा 89 की उपधारा ( 3 ) के अधीन 
अधिसूचित स्टेशन में किसी सहजण्य स्थान पर प्रदर्शित किया 
जाना अपेक्षित है, प्ररूप 2 में होगा । 


___ 5. वह रीति जिससे लोक नीलाम की तारीख अधिसूचित 
की जानी है: - -- ( 1 ) जब कभी धारा 90 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन लोक नीलाम द्वारा माल के विक्रय किए जाने का 
प्रस्ताव है तब रेल प्रशासन यह तारीख प्राधिसूचित करेगा जिसको 
ऐसा नीलाम किया जाएगा । 


6. धारा 90 की उपधारा ( 3 ) के परन्तु के खंड ( क ) 
के उपखंड ( iii ) में निर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं की कीमत 
की जमा करने की रीतिः - जब कभी प्रावण्यक वस्तुओं 
को समाविष्ट करने वाले किसी माल का केन्द्रीय सरकार या 
राज्य सरकार को अथवा किसी अभिकरण , महकारी सोसाइटी 
या अन्य व्यक्ति को धारा 90 की उपधारा ( 2 ) के अधीन 
स्थानांतरण किया जाता है तब अधिनियम के अधीन ऐस माल 
के लिए संदेय कीमत का रेल प्रशासन को निम्नलिखित रीति 
से संदाय किया जाएगा : 
( क ) यदि ऐसे माल का राज्य सरकार या केन्द्रीय 

सरकार को अंतरण किया जाता है तो संदाय नकद , 
बैंक ड्राफ्ट , चेक , जमापव द्वारा वैसी ही रीति 
से जिससे रेल भाड़े का ऐसी सरकार द्वारा संदाय 
किया जाता है, या किसी ऐसी अन्य रीति से 
किया जाएगा जो रेल प्रशासन और संबंधित सरकार 
के बीच करार पाई जाए ; 


( 2 ) जब कभी ऐसे नीलाम किसी अधिसूचित स्टेशन पर 
नियमित रूप से किए जाने हैं तब ऐसे दिनों को जिनको नीलाम 
किए जाने है , नियत किया जाना और एक या अधिक 
स्थानीय समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाना पर्याप्त होगा । 

( 3 ) समाचारपत्रों में की अधिसूचना में ऐसे नीलाम 
का समय और स्थान भी उपदर्शित किया जाएगा और उसमें 
यह उल्लिखित किया जाएगा कि लोक नीलाम द्वारा विक्रय 
किए जाने के लिए प्रस्तावित माल की विशिष्टियां माल गोदाम 
या ऐसे किसी अन्य स्थान में जो विनिर्दिष्ट किया जाएगा , 
सूचना पट्ट पर प्रदर्शित कर दी गई हैं । 

( 4 ) जब कभी ऐसा नीलाम यदा-कदा किया जाना है 
तब , उपनियम ( 2 ) और उपनियम ( 3 ) में उल्लिखित 
विशिष्टियों के अतिरिक्त नीलाम की सूचना में , विक्रय किए 
जाने के लिए प्रस्तावित वस्तुओं का प्रकार भी मोटे तौर पर 
उपदर्शित किया जाएगा । 


( ग ) यदि ऐसे माल का किसी अभिकरण या सहकारी 

सोसाइटी या अन्य व्यक्ति को सरकार के निदेश 
के अधीन अंतरण किया जाता है तो संदाय नकद 
या ऐसे अभिकरण, सहकारी सोसाइटी या अन्य 
व्यक्ति द्वारा भाड़े के संदाय के लिए रेल प्रशासन 
द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य ढंग से अथवा किसी 
ऐसी अन्य रीति से किया जाएगा जो रेल प्रशासन 
और ऐसे अभिकरण या सहकारी सोसाइटी या 
अन्य व्यक्ति के बीच करार पाई जाए । 


( 5 ) ऐसे प्रत्येक नीलाम की तारीख , नीलाम की तारीख 
से कम से कम तीन दिन पहले (जिसके अंतर्गत विक्रय की 
तारीख नहीं है ), एक या अधिक स्थानीय समाचारपत्रों में 
प्रकाशित की जाएगी । 


[सं . टी . सी . पाई 89/ 223/ 2] 
एस . के . मलिक , संयुक्त निदेशक 

( पआर . ए . आर . ) 

रेलवे बोर्ड 


अनुसूची 

प्ररूप 1 

(नियम 3 देखिए ) 
अधिसूचित स्टेशन पर माल के पहुंचने की सूचना देने के लिए प्रावेदन 


सेवा में , 


( बुकिंग स्टेशन ) 
मेंने माल के बुक किए जाने के लिए प्रेषण टिप्पण अलग से प्रस्तुत किया है, जिसकी विशिष्टिया नीचे दी गई हैं : 
परेषक का नाम 

- - -- - स्टेशन से 

- - --- -स्टेशन को 
वस्तुओं की संख्य और माल का वर्णन 


[477 II --- 


3 ( 1)] 


भारत का राजपत्र प्रसाधारण 


- - - - - - - - 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


-- - - - - 


- 


2. B akte fett otat fef JÀ - - - - - - ---- - ---- गंतव्य स्टेशन पर जो एक अधिसूचित स्टेशन है , माल के 
पहंचने के बारे में सूचना ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम और पता नीन दिया गया है, रजिस्ट्रीन डाक में दी जाए : 


नाम 


पता 


प्रेषक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर 


SET 2 

( frua 4 afero ) 
127 89 af STUTTT ( 3) # watat a itara atat famu für St AT 

अधिमूचित स्टेशन पर प्रदर्शित किए जाने वाला विवरण 


to ufafana , 1989 


1989 


7 


417 47 


क्रम सं . परेषक का नाम परेपिती का नाम 

(ufa TTET ) 


बुकिंग की विशिष्टियां माल का वर्णन 
- 
- - FOUTHT - T ofroj 

__ और तारीख 


माल के 
__ पहुंचने की 

तारीख 


नीलाम की तारीख 

तारीखें 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


एम के मालिक , संयुक्त निदेशक ( आर ए श्रार ) 

रेलवे बोर्ड 


MINISTRY OF RAILWAYS 


(Railway Board ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 7th June, 1990 


THE RAILWAY (DISPOSAL OF GOODS NOT 
REMOVED FROM NOTIFIED RAILWAY 

STATIONS) RULES, 1989 


G .S. R . 554 ( E ) :- In exercise of the powers con 
ferred by sub -soction ( 1) of section 92 of the Railways 
Act, 1989 (24 of 1989 ), read with Soction 22 of the 
General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) the Central, 
Government hereby makes the following rules, 
namely : 


3. Form and mauner in which an application may 
be made under sub -section (2) of section 89 : - - 1f 
any person delivering to a railway administration 
any goods to be carried to a notified station desires 
that the railway administration should intimate the 
arrival of the goods at the notifed station, be shall 
along with the Forwarding Note make an application 
in the Forin ), along with necessary postage charges . 

4 . Form in which a statement is to be exbibited : 
The Statement required to be exhibited at a cons 
picuous place in the notified station under sub -section 
(3 ) of section 89 shall be in Form II. 

5 . Manner in which dates of oublic Puction to be 
notified : - (1) Whenever it is proposed to sell any 
goods by public auction under sub-section (i) of 
section 90 , the railway administration shall notify 
the date date on which such auction shall be held . 

(2 ) Whenever such auctions are to be held regu 
larly at a notified station , it shall be enough if the 
days on which such auctions shall be held are fixed 
and published in one or more local newspapers. 

(3 ) The notification in the nowspapers shall also 
indicate the timeand place of such auction and mention 
that the particulars of the goods proposed to be 
sold by public auction are exhibited on the notice 
board in the goods shed for any other place to be 
specified . 

(4 ) Whenever such auction is to be held occa 
sionally , in addition to the particulars mentioned in 
sub -rules (2 ) and (3 ), the auction notice shall also 
broadly indicate the types of commodities proposed 
to be sold by auction . 


1. Short title and commencement :- (1) These 
rules may be called the Railways (Disposal ofGoods 
not Removed from Notified Railway Stations) Rules , 
1989. 

(2) They shall come into force on the date of 
commencement of the Act. 

2 . Definitions : - In these rules, unless tho context 
otherwise requires, 
(a ) Act means the Rialways Act, 1989 (24 of 

1989) . 
(b ) Form means a form set out in the schedule. 
(c) Schedule means the Schedule to theso rules. 
(d ) Section means a section of the Act . 


THE GAZETTE OF IMDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


(5 ) The date of every such auction shall be publish 
ed in oncfor more local newspapers atleast three- days 
in advance of the date of auction (exlcuding the date 
of sale ). 


6 . Manner of crediting the price of essential com 
modities referred in sub -clause (iii ) of clause (a ) of the 
proviso to sub -section 3 of section 90 : Whenever any 
goods comprising of essential commodities are trans 
ferred to the Central Government or the State Go 
vernment or to any agency , co -operative society or 
other person under sub -section (2 ) of section 90 , 
the price payable for such goods under the Act shall 
be paid to the railway administration in the following 
manner :- - 


as the railway freight is paid by such Go 
verninent, or in any other manner as may be 
agreed to between the railway administration 

and the Government concerned . 
(b ) if such goods are transferred to any agency 

or co - operative society or other person , under 
the direction of the Governmemt, the payment 
may be made in cash or any other mode 
authorised by the railway administration for 
payment of freight by such agency or co 
operative sociсty or other person or in any 
other manner as may be agreed to between 
the railway administration and such agency 
or co -operative society or other person . 


(a ) if such goods are transferred to the State 

Government or the Central Government, the 
payment may be made either by cash , bank 
draft , cheque, credit note in the same manner 


[No. TC . I/89 /223/2 ] 
S. K . MALIK , Jt. Director (RAR ) 

(Railway Board ) 


SCHEDULE 


FORMI 


( See Rule 3 ) 


APPLICATION FOR INTIMATING THE ARRIVAL OF GOODS AT NOTIFIED 

STATION 


Το 


. . . . . . . . . . . 


(Booking station ) 


I have separately submitted a Forwarding Note for booking goods, the particulars of which are given 
below : 


Name of the Consignor 

Station from . ... . .. ... ... ....... . 

Station to . .. . . .. . 
No. of articles and description of goods 


2 . It is requested that the intimation about the arrival of the goods at the destination station . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . ., which is a notified station , may be given by registered post, to the 
person whose namc and address are given bleow : 


Name 


Address 


Signature of sendor or his agent. 


Carp II - 
-- - - 


3 (1 )] 
- 


भारत का राजपत्र असाधारण 


- - 


- 


FORM II 


(See rulo 4 ) 


THE STATEMENT OF GOODS LIABLE TO BE SOLD BY PUBLIC AUCTION UNDER SUB 
SECTION ( 3) OF SECTION 89 OF THE RAILWAYS ACT 1989, TO BE EXHIBITED AT A 

NOTIFIED STATION 


AL 


Sorial Number 


Name of the consignor 


Namo of the consignee ( if known) 


- 


- - - 


Booking particulars 


- - 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- 


- 


Station from 


Station to 


Invoicc No, and date 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- - - - 


- - - - -- - - 


- 


- 


- - - - - - - - --- -- - - 


- - - - - - - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


Description of goods 


Date of arrival of goods 


Date of Auction 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


-- - 


- - 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- - - 


- 


- - 


- 


-- - - - 


-- - - - 


1498 G [/90 - 7 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , New Dolhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054, 1990 


